रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L. - 33004/ 99 


मेवजगले 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शुक्रवार , जुलाई 11, 2014 / आषाढ़ 20 , 1936 
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2014 /ASHADHA 20 , 1936 


सं . 1457 ] 


No. 1457 ] 


रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 10 जुलाई 2014 
का . आ . 1814( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम , 1989 (1989 का 24 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 20क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खण्ड 3, उपखण्ड ( ii ), 
तारीख 11 अप्रैल, 2014 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड ) की अधिसूचना संख्यांक का . आ . 1072( अ ), 
09 अप्रैल , 2014, द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को , गुजरात राज्य के पाटण जिले में विशेष रेल 
परियोजना, अर्थात् , वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और , उक्त अधिसूचना का सार , उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों 
में अर्थात् "टाईम्स ऑफ इंडिया " ( अंग्रेजी ), तारीख 9 मई, 2014 और "गुजरात समाचार " (गुजराती), तारीख 9 मई , 2014 को 
प्रकाशित किया गया था ; 

और, 04 ( चार) आक्षेप प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें अननुज्ञात कर दिया 
गया है ; 

___ और , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा (1) के अनुसरण में , अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार 
को सौंप दी है; 


मापा 


अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ; 


2817 GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


और यह कि केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय 
सरकार में आत्यंतिक रुप से निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 


क्रम 


क्षेत्र 


नाम 


प्रकार 


1211 


0 . 0175 


गुजरात राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात, वेस्टर्न डेडीकेटेड फेट कोरीडोर के लिए पाटण जिले के भीतर अर्जित की जाने 
वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण . 
जिले का नाम : पाटण 
तालुका का नाम : सिध्धपुर 
तालुका का | ग्राम का नाम | सर्वेक्षण/ ब्लांक सं . ( आर. भूमि का भूमि की 

भूस्वामी का नाम 
संख्यांक एस. सं ./ शहर एस. स.) 

प्रकृति हैक्टयर 
___ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4) ( a ) ( 4 ) ( b ) (5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

( 8 ) 

वोहरा बसीराबेन महम्मदसुफी 
1211 निजी खेती 

सुलेमान 

वोहरा सरफाज हुमायनु जमाली 
सिध्धपुर सिध्धपुर 

पटेल रमणभाई भीखाभाई 
769 769 / 2 निजी खेती 0. 1897 

पटेल मणीलाल भीखाभाई 
601 601 / 2 निजी 

खेती 0 .0726 | पटेल बेचरभाई शीवरामभाई 
425 425 / 2 निजी 

खेती 0.0700 | पटेल गणेशभाई कान्तीभाई हरीभाई 

पटेल डाहयाभाई शीवरामभाई 
पटेल भरतभाई शीवरामभाई 
पटेल गोविंदभाई शीवरामभाई 
पटेल शैलेशभाई शीवरामभाई 
पटेल प्रविणभाई शीवरामभाई 

पटेल रामाभाई अंबारामभाई 
सिध्धपुर खली 

पटेल धुडीबेन बाबुभाई की विधवा 
| 427 427 निजी । खेती 

पटेल गीताबेन बाबुभाई 
पटेल नीताबेन बाबुभाई 
पटेल उषााबेन बाबुभाई 
पटेल रीताबेन बाबुभाई 
पटेल पुरीबेन बाबुभाई 
पटेल आशाबेन बाबुभाई 
पटेल मनीश बाबुभाई 

पटेल विपूल बाबुभाई 
240 

पटेल कान्तीभाई नाथुभाई 
240 / 1 निजी खेती 0.0045 
239 

पटेल चतुरभाई हरीभाई 
239 / 1 निजी खेती 0. 0023 

पटेल गोपालभाई ईश्वरभाई 
239 पैकी निजी खेती 

पटेल नागरभाई मोहनभाई 
पटेल जडीबेन मणीलाल 


427 


427 


0 . 0064 


239 


0 . 1799 


237 


237 / 2 


निजी 


खेती 


0 . 1353 


सिध्धपुर 


सुजाणपुर 


पटेल नरोत्तमभाई रामाभाई 
पटेल अंबारामभाई रामाभाई 
पटेल जयंतीभाई रामाभाई 
पटेल अमृतभाई रामाभाई 
पटेल जीवीबेन रामाभाई 
पटेल कैलासबेन रामाभाई 
पटेल रमीलाबेन रामाभाई 
पटेल नाथीबेन मधाभाईकी विधवा 
पटेल त्रीभुवनभाई मधाभाई 
पटेल नरसिंहभाई मधाभाई 
पटेल रमीबेन मधाभाई 
पटेल किशनाबेन मधाभाई 
पटेल ताराबेन मधाभाई 
पटेल चंचलबेन मधाभाई 
पटेल मंजुलाबेन मधाभाई 


235 


235 / 2 


निजी 


खेती 


0 .1860 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


235 


235 / 3 


निजी 


खेती 


0 .1282 


पटेल नर्मदाबेन हरगोवनभाई की 
विधवा 
पटेल चन्द्रेशभाई हरगोवनभाई 
पटेल गीताबेन हरगोवनभाई 
पटेल पियुश हरगोवनभाई 
पटेल मेंनाबेन रतनाभाई 
काशीरामभाई की विधवा 
पटेल बाबुभाई रतनाभाई 
काशीरामभाई 
पटेल वीराभाई रतनाभाई 
काशीरामभाई 
पटेल जीतेन्द्रभाई रतनाभाई 
काशीरामभाई 
पटेल अश्वीनभाई रतनाभाई 
काशीरामभाई 
पटेल रमीलाबेन रतनाभाई 
काशीरामभाई 
पटेल चंन्द्रीकाबेन रतनाभाई 
काशीरामभाई 
पटेल कैलाशभाई रतनाभाई 
काशीरामभाई . 


[ फा. सं. 2013 / एलएमएल / II / 12 / 8 / डब्ल्यू सी / 508 ] 

अचल जैन , कार्यकारी निदेशक ( भूमि और सुविधाएं - 1 ) 


MINISTRY OF RAILWAYS 


(RAILWAY BOARD ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 10th July , 2014 
S . O . 1814 (E ). -Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways 
( Railway Board ), number S . O . 1072( E), dated the 09th April, 2014 published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ), dated the 11th April, 2014 and issued under section ( 1 ) of 
section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central 
Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification 
for the purpose of execution of the Special Railway Project, namely , Western Dedicated Freight Corridor in the 
District of Patan of the State of Gujarat; 

And , whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, 
namely , The Times of India ( English ), dated the 09th May, 2014 and Gujarat Samachar (Gujarati) dated the 
09th May , 2014 under sub -section (4 ) of section 20A of the said Act; 

And, whereas , 04 ( Four ) number of objection has been received and the same has been considered and 
disallowed by the competent authority ; 

And , whereas, in pursuance of sub -section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority 
has submitted its report to the CentralGovernment; 

Now , therefore , upon receipt of the report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the 
land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 

And , further , in pursuance of sub - section (2 ) of section 20E of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the 
Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 ( ii) ] 


SCHEDULE 


Brief Description of the Land to be acquired with or without Structure falling within the District Patan for Special 
Railway Project, Western Dedicated Freight Corridor District Patan in the State of Gujarat. 


Name of District : Patan 
Name of Taluka : Siddhpur 


Serial 
Number 


Name of 
Taluka 


Name of 
Village 


Survey /Block 

No. 
(R .S .No/City 

S .No.) 
(4 ) (a ) (4 ) (b ) 


Type of 
Land 


Nature of 

Land 


Area 
in Hectares 


Name of Land Owners 


( 3 ) 


(6 ) 


1211 1211 


Private 


Agriculture 


0 . 0175 


Siddhpur 


Siddhpur 


769 
601 
425 


769/2 
601/2 

425 / 2 


Private 
Private 
Private 


Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 


0. 1897 
0 .0726 
0 .0700 


( 8 ) 
Vohra Basiraben Mahamad Sufi 
Suleman 
Vohra Sarfaraj Humayun Jamali 
Patel Ramanbhai Bhikhabhai 
Patel Manilal Bhikhabhai 
Patel Becharbhai Shivrambhai 
Patel Ganeshbhai Kantibhai Haribhai 
Patel Dahyabhai Shivrambhai 
Patel Bharatbhai Shivrambhai 
PatelGovindbhai Shivrambhai 
Patel Shileshbhai Shivrambhai 
Patel Pravinbhai Shivrambhai 
Patel Ramabhai Ambarambhai 
Patel Dhudiben Widow of Babubhai 
Patel Gitaben Babubhai 
Patel Nitaben Babubhai 
Patel Ushaben Babubhai 
Patel Ritaben Babubhai 
Patel Puriben Babubhai 
Patel Ashaben Babubhai 
Patel Manish Babubhai 
Patel Vipul Babubhai 
Patel Kantibhai Nathubhai 
Patel Chaturbhai Haribhai 


2 


Siddhpur 


Khali 


427 


Private 


Agriculture 


0 .0064 


240 240 / 1 | Private 
239 | 239 /1 | Private 


Agriculture 0 .0045 
Agriculturel 00023 


239 


239/P 


Private 


Agriculture 


0 .1799 
0 . 1799 


237/2 


Private 


Agriculture 


0 . 1353 


3 


Siddhpur 


Sujanpur 


Patel Gopalbhai Ishwarbhai 
Patel Nagarbhai Mohanbhai 
Patel Jadiben Manilal 
Patel Narottambhai Ramabhai 
Patel Ambarambhai Ramabhai 
Patel Jayantibhai Ramabhai 
Patel Amrutbhai Ramabhai 
Patel Jiviben Ramabhai 
Patel Kailashben Ramabhai 
Patel Ramilaben Ramabhai 
Patel Nathiben Widow of Madhabhai 
Patel TribhovanbhaiMadhabhai 
PatelNarsinhbhaiMadhabhai 
Patel Ramiben Madhabhai 
Patel Krishnaben Maghabhai 
Patel Taraben Madhabhai 
Patel Chanchalben Madhabhai 
Patel Manujlaben Madhabhai 


235 


235 /2 


Private 


Agriculture 


0.1860 


[ TT II - OUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


235 


235 /3 


Private 


Agriculture 


0.1282 


Patel Narmadaben Widow of 
Hargovanbhai Patel Chandreshbhai 
Hargovanbhai 
Patel Geetaben Hargovanbhai 
Patel Piyush Hargovanbhai 
PatelMenaben Widow of Ratnabhai 
Kashirambhai 
Patel Babubhai Ratnabhai 
Kashirambhai 
Patel Virabhai Ratnabhai 
Kashirambhai 
Patel Jitendrabhai Ratnabhai 
Kashirambhai 
Patel Ashwinbhai Ratnabhai 
Kashirambhai 
Patel Ramilaben Ratnabhai 
Kashirambhai 
Patel Chandrikaben Ratnabhai 
Kashirambhai 
Patel Kailashbhai Ratnabhai 
Kashirambhai 


[F . No. 2013/LML/ II / 12 /8 /WC /508 ] 


ACHAL JAIN , Executive Director (Land & Amenities-I) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


